निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन 1936 ( श० ) 
( संo पटना 776) पटना , मंगलवार, 23 सितम्बर 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


सं0 4 /वि0 - 1 - 107/ 2007 - 8595 ./ सा0प्र0 


सेवा में , 


महालेखाकार,बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 

पटना , दिनांक 25 . 06 . 2014 
विषयः- आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त 

कार्यालय के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन के संबंध में । 

विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय के लिए पूर्व से सृजित 
पदों के अतिरिक्त विभागीय जांच आयुक्त , तीन अपर विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय एवं प्रमंडलीय आयुक्त 
कार्यालय में चिन्हित संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित 
राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का स्तंभ - 4 में अंकित संख्या , स्तंभ - 5 में अंकित बैण्ड वेतन तथा स्तंभ 
6 में अंकित ग्रेड पे , गैर योजना मद में स्थायी रूप से पद सृजित किये जाते हैं : 


| 


| पदों की संख्या 

4 
01 


। 


01 


क्रं0 

पदनाम 
1 

2 
1 . | 

उप सचिव 
2 . | प्रधान आप्त सचिव 

प्रशाखा पदाधिकारी 
सहायक 

निजी सहायक 
6 . आशुलिपिक 

निम्नवर्गीय लिपिक 
8. || वाहन चालक 
9 . कार्यालय परिचारी 


सेवा संवर्ग 

3 
बि0स0से0 

ति 
बि0स0आ0से0 
बि0स0से0 
बि0स0से0 
बि0स0आ0से0 
बि0स0आ0से0 
बि0सलि0से0 


01 
02 
05 
05 
05 
01 
02 


बैण्ड वेतन 

5 
15600 - 39100 
9300 - 34800 
9300 - 34800 
9300 - 34800 
9300 - 34800 
5200 - 20200 
5200 - 20200 
5200 - 20200 
5200 - 20200 


ग्रेड वेतन 

6 
| 7600 

6600 
4800 
4600 
4600 
2400 
1900 
1900 
1800 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 सितम्बर 2014 
2 . सचिवालय संवर्ग के उपरोक्त पद स्थायी रूप से गैर योजना मद में सृजित है , जो विभागीय जांच 
आयुक्त की स्थापना के अधीन होगा । 

3. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 94, 28,568/ - (चौरानवें लाख 
अठाईस हजार पांच सौ अड़सठ रू0 ) मात्र है । उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष " 2052 - सचिवालय सामान्य 
सेवाएं - 090 - सचिवालय - 0004 - सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या - N2052000 900004 
से विकलनीय होगा । 

4 . राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन , पटना से की जायेगी तथा विभागीय जांच 
आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित उप - सचिव इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 776-571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


